HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 7 , 2021 ( AGHN . 16 , 1943 SAKA ) 


609 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 


दिनांक 3 दिसम्बर , 2021 


1 . 


2 . 


- 


3 . 


- 


4 . 


, 


5 . 


6 . 


5 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


संख्या का ० आ o 60 / पं ० अ ० 40 / 1953 / धा ० 20 / 2021.- हरियाणा गन्ना ( क्रय तथा आपूर्ति विनियमन ) अधिनियम , 1953 
( 1953 का पंजाब अधिनियम 40 ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , 
हरियाणा गन्ना ( क्रय एवं सप्लाई विनियमन ) अधिनियम , 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

ये नियम हरियाणा गन्ना ( क्रय एवं सप्लाई विनियमन ) ( संशोधन ) नियम , 2021 कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा गन्ना ( क्रय एवं सप्लाई विनियमन ) नियम , 1993 ( जिसे , इसमें , इसके बाद , उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 3 
में , उप - नियम 6 में , ' तार ' शब्द के स्थान पर , “ फैक्स या ई - मेल इत्यादि ” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

उक्त नियमों में , नियम 4 में , उप - नियम ( i ) से ( vi ) को ( 1 ) से ( 6 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 5 में ; 
( 1 ) उप - नियम ( i ) में , " वित्त आयुक्त , सचिव , कृषि ” शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर , “ प्रधान सचिव , कृषि ” शब्द 

तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे , तथा 
( ii ) उप - नियम ( i ) से ( iii ) को ( 1 ) से ( 3 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 7 में , उप - नियम " ( i ) से ( iv ) " को ' ( 1 ) से ( 4 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 9 में , उपान्तिक शीर्ष में " ( ड . ) " कोष्ठकों तथा अक्षर का लोप कर दिया जाएगा । 

उक्त नियमों में , नियम 10 में , उप - नियम ( 2 ) में , " तहसील या तहसीलों ' शब्दों के स्थान पर , तहसीलें या 
उप तहसीलें ' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

उक्त नियमों में , नियम 11 में , उप - नियम " ( i ) से ( ix ) " को ( 1 ) से ( 9 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 13 में , उप - नियम " ( i ) से ( v ) को ( 1 ) से ( 5 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 14 में , उप - नियम " ( i ) से ( ४ ) को ( 1 ) से ( 10 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा । 
उक्त नियमों में , नियम 17 में , 
( क ) उप - नियम " ( i ) से ( viii ) " को ( 1 ) से ( 8 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ; तथा 
( ख ) उप - नियम ( i ) में , खण्ड ( ञ ) में , ‘ इन्द्रराज ' शब्द के स्थान पर , ‘ इन्द्राज ' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
उक्त्त नियमों में , नियम 18 में , 
( i ) उप - नियम " ( i ) से ( vi ) को " ( 1 ) से ( 6 ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ; 
( ii ) नियम 18 के बाद , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 18 ( क ) सरकार , समय समय पर , हरियाणा राज्य के लिए चीनी उत्पादकों या उनके एजैन्टों द्वारा गन्ना खरीद 
के लिए भुगतान करने हेतु निम्नलिखित को ध्यान में रख कर गन्ने की एक समान कीमतें नियत कर सकती 
है : 
( i ) गन्ना उत्पादन की लागत ; 
( ii ) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की आय तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों का सामान्य रूझान ; 
( iii ) चीनी इत्यादि के उत्पादकों द्वारा गन्ने से बनाई गई चीनी तथा उसके गौण - उत्पाद की बिक्री कीमत ; 
( iv ) 

गन्ने से चीनी की प्राप्ति ; तथा 
( v ) अन्य कोई सम्बन्धित घटक । | 
उक्त नियमों में , नियम 19 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 
“ 19 ( 1 ) गन्ना आयुक्त धारा 17 के अधीन अधिरोपित गन्ना क्रय कर एकत्रित करने के लिए प्राधिकारी 

होगा । 
( 2 ) किसी कारखाने का अधिभोक्ता या एजेन्ट प्ररूप XI में गन्ने की खरीद का दैनिक ठीक लेखा 

रखेगा । 


11 . 


12 . 


: 


, 


> 


13 . 


: 


610 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 7 , 2021 ( AGHN . 16 , 1943 SAKA ) 


1 


14 . 


( 3 ) प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व , कारखाने का अधिभोक्ता या एजेन्ट ठीक पूर्व मास के दौरान 

कारखाने में उपयोग के लिए आरक्षित गन्ने की मात्रा पर कर के रूप में देय राशि 
खजाना / उप - खजाना में भुगतान करेगा । 

में 

। 
( 4 ) प्रत्येक मास की समाप्ति से पूर्व किसी कारखाने का अधिभोक्ता या एजेन्ट , गन्ना आयुक्त का प्ररूप xii 

में निम्नलिखित दर्शाते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा : 
( क ) कारखाने द्वारा ठीक पूर्व मास के दौरान खरीदे गए गन्ने की मात्रा ; 
( ख ) उसके द्वारा खजाने / उप - खजाने में जमा की गई कर की राशि ; 
( ( ग ) खजाने की रसीद का नम्बर तथा तिथि जिससे राशि जमा कराई गई है ; तथा 

( घ ) बकाया शेष , यदि कोई हो ; 
( 5 ) गन्ना आयुक्त , ऐसे विवरणी की प्राप्ति पर , यह जांच करेगा कि कर की राशि ठीक तरह परिकलित की 

गई है तथा उसकी पूर्ण राशि खजाना / उप - खजाना में जमा करवा दी गई है । 
उक्त नियमों में , नियम 20 में , तृतीय पंक्ति में " गन्ना आयुक्त किसी व्यक्ति को , जिसे अनुज्ञप्तिधारी या उसके 
कर्मचारियों जैसी भी स्थिति हो , के दुर्व्यवहार के कारण हानि हुई है , समा - हरण प्रतिभूति की राशि से मुआवजा देने के आदेश 
कर सकता । ' शब्दों तथा चिह्नों का लोप कर दिया जाएगा । 

उक्त नियमों में , नियम 21 में , प्रथम पंक्ति में ' पंजाब ' शब्द से पूर्व “ गन्ना आयुक्त किसी व्यक्ति को , जिसे अनुज्ञप्तिधारी 
या उसके कर्मचारियों , जैसी भी स्थिति हो , के दुर्व्यवहार के कारण हानि हुई है , समाहरण प्रतिभूति की राशि से मुआवजा देने के 
आदेश कर सकता है " शब्द रखे जाएंगे । 

उक्त नियमों में , प्ररूप I में , पैरा 10 में 
( i ) प्रथम पंक्ति में , “ सचिव , बोर्ड " शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर , " सचिव " , शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ii ) अन्त में , " बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बोर्ड के सभी सदस्यों को अवश्य भेजी जानी चाहिए । " शब्द जोड़े 

जाएंगे । 
उक्त नियमों में , प्ररूप VII में , पैरा 5 में , " 19 " अंकों के स्थान पर , " 20 " अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
उक्त नियमों में , प्ररूप VIII में 
( i ) द्वितीय पैरा में , प्रथम पंक्ति , में '19 अंकों के स्थान पर , " 20 " , अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
( ii ) पैरा 2 में , " 50 पैसे " अंक तथा शब्द के स्थान पर , “ एक रुपया " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


15 . 


16 . 


17 . 


5 


18 . 


डा ० सुमिता मिश्रा , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 7 , 2021 ( AGHN . 16 , 1943 SAKA ) 


611 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 


The 3rd December , 2021 


- 


> 


> 


> 


No. S.O. 60 / P.A . 40 / 1953 / S . 20 / 2021.- In exercise of the powers conferred by section 20 of the Haryana 
Sugarcane ( Regulation of Purchase and Supply ) Act , 1953 ( Punjab Act 40 of 1953 ) , the Governor of Haryana hereby 
makes the following rules further to amend the Haryana Sugarcane ( Regulation of Purchase and Supply ) Rules , 1993 , 
namely : 
1 . These rules may be called the Haryana Sugarcane ( Regulation of Purchase and Supply ) Amendment Rules , 
2021 . 
2 . In the Haryana Sugarcane ( Regulation of Purchase and Supply ) Rules , 1993 ( hereinafter called the said rules ) , 
in rule3 , in sub- rule ( 6 ) , for the word “ telegram ” , the words and signs “ fax , e - mail etc. ” shall be substituted . 
3 . In the said rules , in rule 4 , sub - rules “ ( ii ) to ( vi ) " shall be re - numbered as “ ( 2 ) to ( 6 ) ” . 
4 . In the said rules , in rule 5 , 
( i ) in sub - rule ( i ) , for the words and signs “ Financial Commissioner , the Secretary , Agriculture ” , the words 

and sign “ Principal Secretary , Agriculture " shall be substituted ; and 
( ii ) Sub - rules “ ( i ) to ( iii ) ” shall be re - numbered as “ ( 1 ) to ( 3 ) " . 
5 . In the said rules , in rule 6 , in the marginal heading , for the figures and brackets “ 20 ( 4 ) ( d ) " , the figures and 
brackets " 20 ( 2 ) ( d ) " shall be substituted . 
6 . In said rules , in rule 7 , 

( i ) in sub - rule ( ii ) , for the word “ this " , the word " his " shall be substituted ; 
( ii ) in sub - rule ( iii ) , for the word " wiegh ” , the word " weigh ” shall be substituted ; 
( iii ) in sub - rule ( iv ) , for the word " centre " , the word " center " shall be substituted ; and 

( iv ) sub - rules " ( i ) to ( iv ) " shall be re - numbered as " ( 1 ) to ( 4 ) " . 
7 . In said rules , in rule 9 , – 

( 1 ) in the marginal heading , the alphabet and brackets “ ( e ) ” shall be omitted ; 
( ii ) in sub rule ( 1 ) , for the words " within on month ” , the words " within one month ” shall be substituted ; 

and 
( iii ) in sub - rule ( 6 ) , for the word “ occuper ” , the word “ occupier ” shall be substituted . 
8 . In the said rules , in rule 10 , in sub - rule ( 2 ) , for the words " tehsil or tehsils ” , the words and sign " tehsils or 
sub - tehsils ” shall be substituted . 
9 . In said rules , in rule 11 , 
( i ) in sub - rule ( 1 ) , 

( a . ) the sign and brackets “ ( i ) " shall be omitted ; 

( b . ) for the word " one " , the word " cane " shall be substituted : 
( ii ) in sub - rule “ ( vii ) , for the words “ form VII ” , the words and alphabet “ Form VIII - A ” shall be substituted ; 

( iii ) sub - rules “ ( ii ) to ( ix ) " shall be re - numbered as “ ( 2 ) to ( 9 ) " . 
10 . In said rules , in rule 13 , 
( i ) in sub - rule ( i ) , for the words “ to ct ” , “ one ” and “ identify " , the words “ to act ” , “ cane ” and “ identity " 

shall respectively be substituted ; and 
( ii ) sub - rules " ( i ) to ( v ) ” shall be re - numbered as “ ( 1 ) to ( 5 ) ” . 
11 . In said rules , in rule 14 , sub - rules " ( i ) to ( x ) ” shall be re - numbered as “ ( 1 ) to ( 10 ) ” . 
12 . In said rules , in rule 17 , 
( i ) in sub - rule ( i ) , 

( a . ) clause “ ( f ) ” existing after clause ( i ) , shall be re - numbered as “ ( k ) " ; 

( b . ) in the clause ( k ) so re - numbered , for the word " Entires " , the word " Entries ” shall be substituted ; 
( ii ) sub - rules " ( i ) to ( viii ) " shall be re - numbered as " ( 1 ) to ( 8 ) " . 
13 . In said rules , in rule 18 , 


> 


> 


> 


> 


612 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 7 , 2021 ( AGHN . 16 , 1943 SAKA ) 


( i ) sub - rules “ ( i ) to ( vi ) ” shall be re - numbered as “ ( 1 ) to ( 6 ) " ; 
( ii ) after rule 18 , the following rule shall be inserted , namely : 

“ 18 - A . The Government may , from time to time , fix the uniform price of sugarcane for the State 
of Haryana , to be paid by producers of sugar or their agents , for the sugarcane purchased by them 
having regard to 
( i ) the cost of production of sugarcane ; 
( ii ) the return to the grower from alternative crops and general trend of prices of agricultural 

commodities ; 
( iii ) the price at which sugar and bye - products produced from sugarcane are sold by producers of 

sugar etc .; 
( iv ) the recovery of sugar from Sugarcane ; and 

( v ) any other relevant factor . ” . 
14 . In said rules , in rule 19 , sub - rules " ( i ) to ( v ) " shall be re - numbered as " ( 1 ) to ( 5 ) " . 
15 . In said rules , in rule 20 , the sign and brackets " ( i ) " shall be omitted . 
16 . In said rules , in rule 21 , the sign and brackets “ ( ii ) " shall be omitted . 
17 . In the said rules , in Form I , in para 10 , the words and sign “ The minutes of each meeting of the Board must 
also be sent to all the members of the Board . ” shall be added at the end . 
18 . In the said rules , in Form VII , 
( i ) for the words and figure “ See Rule 11 ( ii ) " , the words and figures " see rule 11 ( 2 ) " shall be substituted ; 

and 
( ii ) in para 5 , for the figure " 19 " , the words and figure “ the year 20 ” shall be substituted . 
19 . In the said rules , in Form VIII , 
( 1 ) for the words and figure “ See Rule 11 ( iii ) ” , the words and figures “ see rule 11 ( 3 ) ” shall be substituted ; 

and 
( ii ) in para 2 , for the figure and word “ 50 paise ” , the words one rupee ” shall be substituted . 

In the said rules , in Form VIII - A , for the words and figure “ See Rule 11 ( vii ) ” , the words and figures " see 
rule 11 ( 7 ) " shall be substituted . 
21 . In the said rules , in Form XI , for the words and figure “ See Rule 19 ( ii ) ” , the words and figures " see rule 19 ( 2 ) " 
shall be substituted . 
22 . In the said rules , in Form XII , for the words and figure “ See Rule 19 ( iv ) " , the words and figures " see rule 19 ( 4 ) " 
shall be substituted . 


6 


GG 


20 . 


DR . SUMITA MISRA , 
Additional Chief Secretary to Government , Haryana , 

Agriculture and Farmers Welfare Department . 


9401 – C.S. - H.G.P . , Pkl . 


